निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 पौष 1931 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 15 जनवरी 2010 


( सं o पटना 44 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

7 दिसम्बर 2009 
सं 0 8/ पी 3-05 / 2009-4947 - जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना के अधिसूचना सं0 1283, दिनांक 
13 नवम्बर 2009 द्वारा निलंबन से मुक्त होकर जल संसाधन विभाग (मुख्यालय) में योगदान कर पदस्थापन की 
प्रतीक्षारत सहायक अभियंता (असैनिक ), श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, गृह जिला- नालंदा, आई0 डी 0 सं0-3320 को मुख्य 
अभियंता, जल संसाधन विभाग , दरभंगा के अधीन सहायक अभियंता (प्रावैधिक ), पश्चिमी कोशी नहर अंचल, झंझारपुर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2818 , दिनांक 6 नवम्बर 2009 एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र 
विकास प्राधिकार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 7181 / स्था 0 दिनांक 9 नवम्बर 2009 के आलोक में पैतृक 
विभाग में सेवा वापसी के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग (मुख्यालय ) में योगदान कर पदस्थापन की प्रतीक्षारत 
सहायक अभियंता ( असैनिक ), श्री राकेश कुमार, गृह ज़िला- लखीसराय, आई0 डी 0 स0-3298 को मुख्य अभियंता, 
केन्द्रीय रूपांकण, अनिसाबाद, पटना के अधीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमंडल सं0–3, पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 44-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


